1330 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT. 25 , 1984 ( ASVN . 3 , 1906 SAKA ) 


( PART I 


स्वास्थ्य विभाग 


दिनांक 18 मई , 1984 
क्रमांक 47/16/ 84-7 एच . बी . I .-- राज्यपाल हरियाणा सहर्ष य ० एस ० ए ० आई० डी ० प्रोजेक्ट स्कीम के अंतर्गत 
अनुसंधान समिति का निम्न प्रकार गठन करने के आदेश प्रदान करते हैं 


सदस्य : 
1. निदेशक , स्वास्थ्य सेवाएं 
2. परियोजना निदेशक 


अध्यक्ष 


. 


उपाध्यक्ष 


सदस्य 


4 . 


. 


" 


6 . 


3. संयुक्त निदेशक ( परिवार कल्याण ) 

चिकित्सा महाविद्यालय , रोहतक के एस ० पी ० एम ० विभाग का प्रतिनिधि 
5 . 

सहायक आयुक्त , इंचार्ज भारत सरकार, यू . एस ० एड ० सहायता प्राप्त 
क्षेत्रीय परियोजना, हरियाणा 
विशेष कार्य अधिकारी (निगरानी एवं मूल्यांकन सैल ), मूल्यांकन एवं 
अध्ययन प्रभाग, परिवार कल्याण विभाग , भारत सरकार 

राष्ट्रीय उत्पादन कौंसिल , चण्डीगढ़ का प्रतिनिधि 
8 . डा ० के ० जी ० गुप्ता , जिला परियोजना चिकित्सा अधिकारी , सिरसा 
श्री जे ० पी ० यादव, उप -निदेशक ( एम ० एण्ड ई० ) 

सदस्य - सचिव 
कार्य 

उन क्षेत्रों का निर्णय लेना जहां पर इनोवेटिव/ पाप्रेशन रिसर्च का अध्ययन किया जाना होगा । 
2 . स्वास्थ्य विभाग ( यू ० एस ० ए० आई० डी ० ) द्वारा प्रस्तुत इनोवेटिव / पाप्रेशन रिसर्च अध्ययनों का अनुमोदन 


. 


9 . 


1 . 


करना । 


3. . उन एजैसी / एजेंसियों बारे फैसला करना जो कि इन अध्ययनों के लिये उपयुक्त समझी जाएगी । 

उपयुक्त तकनीकी संस्थाओं तथा सम्बन्धित व्यवसायियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना । 
विभिन्न अध्ययनों की प्रगति को नोनीटर तथा उनका मूल्यांकन करना और यदि कोई समस्या हो तो उसका 


5 . 


समाधान करना । 


6 . 


7 . 


8 , 


अध्ययनों के निष्कर्ष को क्रियान्वित करना । 
इनोवेटिव / माप्रेशन रिसर्च प्रोजेक्ट की योजना तथा उनको क्रियान्वित करने के सिलसिले में प्रत्यक्ष तथा 
परोक्ष रूप में सम्बन्धित के लिये कार्यशाला, मीटिंग्ज तथा समीनार का आयोजन करना । 
भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ऐसी गरिस्थितियों में जब स्टीयरिंग/ एडवाईजरी कमेटी की बैठक 
शीघ्र न होने वाली हो भी कार्य तुरन्त निपटाना हो तो इस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रस्ताव अनुमोदित 

किए जा सकते हैं । 
अवधि : 
इस समिति की अवधि अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की होगी । 


बठक : 


इस समिति की तीन महीने में कम से कम एक बैठक होगी । 


एम ० सेठ, वित्तायुक्त एवं सचिव । 


LATE NOTIFICATIONS 


